. 


HE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन , 1937 ( श० ) 


संख्या 727 राँची, बुधवार 


30 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

21 सितम्बर, 2 0 15 
संख्या- 2/ न.वि ./ Ranchi ( Sewerage ) 08 /13-3469 - राँची शहर के सिवरेज- ड्रेनेज 
योजनान्तर्गत Zone - II, III एवं IV के Funding Agency, JICA (Japan International Cooperation 
Agency ) के द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु Steering Committee ( संचालन समिति 
के गठन का अनुरोध किया गया है । 

उपर्युक्त के आलोक में राँची सिवरेज- ड्रेनेज योजना के ससमय कार्यान्वयन हेतु 
Steering Committee का गठन निम्न प्रकार किया जाता है: - 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 30 सितम्बर , 2015 


सचिव , प्रधान सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग 
निदेशक , न0प्र0नि0 , नगर विकास एवं आवास विभाग 


नगर आयुक्त , राँची नगर निगम, राँची 
| iv उपायुक्त , राँची 
| v प्रबंध निदेशक, जुडको लि0 
| vi पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि ( उप सचिव से अन्यून ) 
vii जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि ( उप सचिव से अन्यून ) । 
| vii उर्जा विभाग के प्रतिनिधि ( उप सचिव से अन्यून ) 

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि ( उप सचिव से 
अन्यून 
मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सचिव 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


2. 


प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से । 

अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 72 7 – 50 | 


